रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L - 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub- section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 20 , 2006 / आषाढ़ 29 , 1928 
NEW DELHI , THURSDAY , JULY 20, 2006/ ASADHA 29 , 1928 


- 


- 


सं . 770] 
No. 770 ] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 जुलाई , 2006 

आय- कर 
का . आ . 1152( अ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 36 की उपधारा (1) के खंड ( viii ) के स्पष्टीकरण के खंड (घ ) के साथ पठित धारा 295 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय- कर नियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 


1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय - कर ( छठवाँ संशोधन ) नियम , 2006 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2 . आय- कर नियम , 1962 में , नियम 6कखक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत : स्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् : 


" 6 कखकक . धारा 36 की उपधारा (1) के खंड ( viii ) के स्पष्टीकरण के खंड ( घ) के 
उपबन्धों के अनुसार अवसंरचना सुविधा के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए पात्र होने वाली । 
किसी लोक सुविधा द्वारा पूरी की जाने वाली शर्ते निम्नलिखित होंगी, अर्थात् : 


( क ) यह भारत में किसी रजिस्ट्रीकृत कंपनी द्वारा या ऐसी कंपनियों के कंसोटियम या . 

किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकारी या . 
बोर्ड या निगम या किसी अन्य निकाय द्वारा स्वामित्वाधीन हैं , 


. 


2229 (61/ 2006 


( 1 ) 


THE. GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY 


( ख) इसने धारा 80झक की उपधारा (4 ) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी 

अवसंरचना सुविधा की समान प्रकृति की किसी नई अवसंरचना सुविधा के (i ) 
विकास करने , या (ii ) प्रचालन और अनुरक्षण करने , या ( iii) विकास करने, 
प्रचालन करने और अनुरक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार 
या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य कानूनी निकाय के साथ कोई करार 
किया है ; 


( ग) इसने 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात् ऐसी अवसंरचना सुविधा का प्रचालन 

और अनुरक्षण आरंभ कर दिया था या आरंभ कर दिया है । " ! 


[ अधिसूचना सं. 187/2006/ फा. सं. 142/ 24/ 2006 - टीपीएल ] 

डी. पी . सेमवाल, निदेशक ( टीपीएल-III ) 
टिप्पण : - मूल नियम , अधिसूचना सं. का. आ. 969 ( अ ) तारीख 26 मार्च, 1962 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम 

संशोधन आय - कर ( पाँचवाँ संशोधन ) नियम , 2006 अधिसूचना सं. का . आ . 848( अ ) तारीख 1 -6 - 2006 द्वारा 
किया गया । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
( CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th July , 2006 

INCOME TAX 
S . O . 1152 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 295 read with 
clause (d ) of the Explanation to clause ( viii ) of sub -section ( 1) of section 36 
of theIncome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes 
hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules , 
1962, namely : 


These rules may be called the Income- tax ( Sixth Amendment) 
Rules , 2006. 
They shall come into force on the date of their publication in 
the OfficialGazette . 


(2 ) 


2. In the Income-tax Rules , 1962 , after rule 6ABA, the following rule 
shall be inserted , namely: 


"6ABAA . The conditions to be fulfilled by a public facility to be eligible 
to be notified as an infrastructure facility in accordance with the 
provisions of clause (d ) of the Explanation to clause ( viii) of sub 
section ( 1 ) of section 36 shall be the following , namely : 
(a ) it is owned by a company registered in India or by a 

consortium of such companies or by an authority or a board 
or a corporation or any other body established or constituted 
under any Central or State Act; 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


[ भाग I] - खण्ड 3( ii) ]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


. 


( b ) 


it has entered into an agreement with the Central 
Government or a State Government or a local authority or any 
other statutory body for (i) developing or (ii ) operating and 

maintaining or ( iii ) developing, operating and maintaining a 
new infrastructure facility similar in nature to an infrastructure 
facility referred to in the Explanation to clause (i) of sub 

section ( 4 ) of section 80 -IA; 
( C ) it has started or starts operating and maintaining such 
infrastructure facility on or after the 1st day of April, 1995 ." . 

[ Notification No . 187/2006/ E. No. 142/ 24/ 2006 -TPL] 

D . P. SEMWAL , Director ( TPL -III ) 
Note. - The principal rules were published vide notification No. S. 0. 969( E), dated 
the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax ( Fifth Amendment ) Rules, 
2006 vide notification S. O . No . 848 ( E ) dated the 1st June, 2006 . 


- . - 


- 


- . 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 20 जुलाई, 2006 

आय- कर 
का . आ . 1153 ( ): -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 36 की उपधारा (1) के खंड ( viii ) के स्पष्टीकरण के खंड ( घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित लोक सुविधाओं को अवसंरचना 
सुविधा के रूप में अधिसूचित करता है, अर्थात् :- .. 


(1) सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) के अधीन अधिसूचित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो 

और कंटेनर भाड़ा केन्द्र 
( 2) मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम 
( 3) लाईट रेलट्रांसिट सिस्टम 
( 4 ) एक्सप्रेस वे 
( 5) अंत : शहरी या अर्ध- शहरी सड़कें जैसे रिंग रोड या शहरी बाई पास या फ्लाई ओवर 
( 6) बस और ट्रक टर्मिनल 
( 7) सबवे 
( 8) सड़क विभाजक 
( 9) बल्क हैंडलिंग टर्मिनल जिन्हें रेल प्रणाली के विकास के लिए विकसित या अनुरक्षित या 

प्रचालित किया जाता है 
( 10) बहुस्तरीय कंप्यूटरीकृत कार पार्किंग 


. 


[ अधिसूचना सं. 188/ 2006 / फा. सं. 142/ 24/ 2006 - टीपीएल ] 

. डी. पी . सेमवाल , निदेशक ( टीपीएल - III ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Pars II.--.-SH . 3 (11) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th July , 2006 

INCOME - TAX 


S .O . 1153 (E ). - In exercise of the powers conferred by clause ( d ) of the 
Explanation to clause ( Vill ) of sub - section ( 1 ) of section 36 of the income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby 
notifies the following public facilities as infrastructure facility for the 
purposes of the said clause , namely : 


(1 ) Inland Container Depot and Container Freight Station notified 

under the Customs Act , 1962 (52 of 1962 ) 
(2 ) Mass Rapid Transit system 

Light Rail Transit system 
Expressways 
Intra - urban or semi-urban roads like ring roads or urban by - passes 
or flyovers 

Bus and truck terminais 
(7 ) Subways 
( 8 ) Road dividers 

Bulk Handling Terminals which are developed or maintained or 

operated for development of rail system 
( 10 ) Multilevel Computerised Car Parking 


(9 ) 


[Notification No. 188/ 2006 /F. No. 142/24/2006 -TPL] 

D . P. SEMWAL , Director (TPL-UI) 


Printed by the Manager, Covt. of india Press, Ring Road , Mayapuri, New Deihi- 110064 

and Published by the Conuoller of Publications, Delhi- 110054. 


